निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


21 ज्येष्ठ 1941 ( श0 ) 
( सं0 पटना 685 ) पटना , मंगलवार , 11 जून 2019 


बिहार विधान सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

27 मई 2019 
सं० 1स्था० -106/18- 1182 /वि०स० — बिहार विधान सभा सचिवालय में समूह - ख एवं समूह - ग के विभिन्न 


कोटि के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधिसूचना संख्या - 5406, दिनांक -28.08.2018 द्वारा गठित चयन समिति में चालक के 


पद पर नियुक्ति हेतु विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में श्री संजय कुमार अश्क , मोटर यान निरीक्षक , जिला परिवहन कार्यालय , 


बिस्कोमान भवन , पटना को नामित किया जाता है । फलस्वरूप चालक के पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति का स्वरूप 


निम्न प्रकार होगा : 


1. 


संयोजक 


2. 


- 


सदस्य 


सदस्य 


श्री राजीव कुमार , 
उप सचिव , बिहार विधान सभा , पटना । 
श्री रंजीत कुमार , 
उप सचिव , उद्योग विभाग , पटना 
( संसदीय कार्य विभाग के 
अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि के रूप में ) 
श्री असीम कुमार , 
उप सचिव , बिहार विधान सभा , पटना । 


सदस्य 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 11 जून 2019 


विशेष आमंत्रित सदस्य 
श्री संजय कुमार अश्क 
मोटर यान निरीक्षक , जिला परिवहन कार्यालय , 
बिस्कोमान भवन , पटना 


पूरी नियुक्ति प्रक्रिया का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण सचिव , बिहार विधान सभा करेंगे । 


माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से , 

विमलेन्दु भूषण कुमार , 

अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 685 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih . nic . in 


